224 


HARYANA GOVT. GAZ., JAN . 26 , 1988 (MAGHA 6 , 1909 SAKA ) 


[PART 1 


1 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
BUILDINGS AND ROADS BRANCH 

AMBALA CIRCLE 

The 31th December, 1987 
No. SE /P.W.D./B & R /Ambala /1571 .- Whereas it appears to the Governor of Haryana that land is 
likely to be required to be taken by Government, at the public expense, for a public purposc , namely , 
for constructing road from Mandi to Lotni via Surajgarh , it is bereby notified that the land in the 
locality described below is likely to be required for the above purpose . 

This notification is made under the provisionis of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 to 
all whom it may concern . 

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section the Governor of Haryana is pleasod 
to authorise the officers for the time being engaged in the undertaking with their servants and 
workmen to enter upon and Survey any land in the locality and do all other acts required or permitted 
by that Section . 

Any person interested who has any objection to the acquisition of any land in the locality 
may within 30 days of the publication of this notificatio ı filc an objection in writing before 
the Land Acquisitioil Collecto :, Ambala Cantt. 

SPECIFICATION 
District Tehsil Locality / Hadbast Area in 

Rectangle /Killa No. 
Village No. 

acres 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


Kurukshetra Thanesar 


Mandi 


415 


9.64 


26 


25/1 , 24 , 23 , 22, 21/1 , 21/2 


41 


40 


4/1 , 3 , 2 , 


1 


5 , 4 , 3 , 2 , 1 


27 


25 , 


24 , 23/2 , 22 , 21/1 , 21/2 


28 


25 , 24 , 23, 22, 21 


39 


5 , 4/2, 4/1 , 3 , 2 , 1/1 , 1/2 


29 


25/1 , 25/2 , 24 , 23 , 22 , 21 


38 


> 


5 , 4/1 , 4/2 , 4/3 , 3 , 2 , 


30 


25 , 24, 23 , 22/1 , 22/2 , 21 


37 


4 , 3 , 2 , 1 


31 


36 


25, 24 , 22 , 23, 21 

35 


5 , 4 , 3 , 2 , 1 
33 


5 , 4 , 3, 2 , 1 


25 , 24 


PART I ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., JAN . 26 1988 (MAGHA 6 , 1909 SAKA ) 


225 


District 


Tehsil 


Rectangle/ Killa Nos. 


Locality / Hadbast Area 
Villa ge No. in 

acres 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


Kurukshetra 


Thanesar 


Mandi 
concld . 


9.61 


32 


34 


Kurukshetra 


Tbanesar 


Lotni 


325 


4.55 


25 , 24/2 , 24/1 , 23, 22, 21 4,5/ 1 , 5/2 
890 , 900. 901 , 889 , 904 , 905, 888 , 870 , 
815 , 816, 869 , 868, 817. 818, 819, 820 , 
837/2, 838 , 837/1 , 836/1 . 835 , 721 , 722 , 
739 , 836/2 , 741 , 760 , 723, 724 , 761 , 763 , 
738 , 762 , 683, 635 , 737 , 685 , 684 , 686 , 
687, 688 , 689, 735 , 735 , 734, 513, 691 , 
690 , 672, 499 , 497 , 498, 671 , 670 , 49 , 
669 , 271/1 , 271/2, 266/2 , 543 , 480 , 479 , 
496, 494 , 441 , 443 , 272/2 , 265/1 , 265,2 . 
315, 266/1 , 264 , 272/1 , 184/1 , 188 , 442/1 , 
442/2 , 175/2 , 155/2 , 257 , 175/1 183 , 182 , 
184, 189 , 256 , 191 , 460/2, 514, 155/1 , 
478, 466, 465, 464, 463, 150 , 461/1 , 461/2 , 
460/1 , 542,541 / 2 , 541/1 , 518 /1,518 / 2 , 515 , 740 


. 


( Sd . ) 

Superintending Engineer, 
Ambala Circle , P. W , D. B. & R. Branch , 

Ambala Cantt . 
लोक निर्माण विभाग 
भवन एवं सड़क शाखा 

अम्बाला बत 

दिनांक 31 दिसम्बर , 1987 
नं ० एस ० सी ० / लो नि ० वि ०/ भ ० एवं स ०/ अम्बाला/ 1571.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत होता है कि 
सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर , सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जिला 

जिला कुरुक्षेत्र में सड़क मंत्री से लोटनी वाया सूरजगढ़ तक 
सड़क का निर्माण हेतु भूमि ली जानी क्षित है । त : यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्न वणित परिक्षेत्र में 
उपरोक्त प्रयोजनार्ष भूमि का मर्जन अपेक्षित है । 

यह अधिसूचना भूमि अर्जन मधिनियम , 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों को जारी 
की जाती है, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं । . 

पूर्वा।। धार द्वार प्राप्त गणों का प्रशा करत हुए हरियाणा के राज्यपाल इस समय इस कार्य में लगे हुए 
प्रधारियों को प्राले कर्म वारियों व कर्मकारों सहित उका परिक्षेत्र में किसी भी भूमि में प्रवेश करके निरीक्षण व 
उपरोक्त धारा द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात सभी काम करने के लिए सहर्ष प्राधिकृत करते हैं । 

कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उपर क्त्त पनि बिसी भूमि अर्जन करने पर कोई प्राक्षेप हो, इस मधिसूचना 
के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर में अपनी द्राक्षेप लिखित रूप भूमि अर्जन समाहर्ता, अम्बाला के समक्ष दायर कर 
सकता है । 

विशिष्टियां 


- 


जिला 


तहसील 


परिक्षेत्र 
गांव 


हदबस्त 


क्षेत्रफल 
एकड़ों में 


रैक्टेन्गल नं ०/ कीला नं ० 


नं ० 


कुरुक्षेत्र 


थानेसर 


मंत्री 


415 


9.64 


26 


25/1 , 


24, 


23, 


22, 21/1, 


21/2 


226 


HARYANA GOVT. GAZ ., JAN . 26 , 1988 (MAGHA 6 , 1909 SAKA ) 


[ PARTI 


जिला 


तहसील 


परिक्षेत्र 
गांव 


हदबस्त 


ส่ง 


क्षेत्रफल 
एकड़ों में 


रैक्टेन्गल नं ० / कीला नं ० 


कुरुक्षेत्र 


थानेसर 


मंडी 
-समाप्त 


41 


40 


4/1 , 3, 2, 1 , 


5 , 4 , 3, 2 , 1 


27 


25, 24, 23/2, 


22, 21/1, 


21/2 


28 


25 , 24 , 23 , 22 , 


21 


39 


5, 4/2, 4/1, 3, 


2, 1/1, 1/2 


29 


25/1 , 25/2, 24, 23, 22 , 21 


38 


5, 4/1 , 4/2, 4/3, 3, 2, 1 


30 


25, 24, 23, 22/1, 22/2, 21 


37 


31 


5 , 4, 3 , 


2 , 


1. 


25 , 24, 23 , 22, 2.1 


36 


35 


5 , 4, 3 , 2, 1 


5 , 4, 


3, 2, 


1 


33 


32 


25 , 24 


25, 24/2, 24/1, 23, 22, 21 


34 


4, 5/1, 5/2 


कुरुक्षेत्र 


थानेसर 


लोटनी 


325 


4.55 


899, 900 , 901 , 889, 904, 905, 888,870 , 
815, 816, 869, 868 , 817, 818, 819, 820 , 
837/2, 838, 837/1, 836/1, 835, 740, 721, 
722, 739 , 836/2, 741, 760, 723 , 724 , 
761 , 763 , 738 , 762, 683, 635 , 737 , 685 , 
684, 686, 687, 688 , 089 , 736 , 735 , 734 , 
513, 691 , 690, 672, 499, 497, 498, 671 , 
670, 495 , 669, 271/1, 271/2, 266/2, 543, 
480 , 479, 496 , 494 , 441 , 443, 272/2 , 


HARYANA GOVT . GAZ . JAN . 26 , 1988 (MAGHA 6 , 1909 SAKA ) 


227 


" 1 


2 


3 


5 


6 


कुरुक्षेत्र 


थानेसर 


लोटमी 
-समाप्त 


325 
-समाप्त 


4.55 
--समाप्त 


265/1, 265/2 , 315 , 266/1, 264 , 272/1 , 
184/1, 188 , 442/1, 442/2 , 175/2, 155/2 , 
257 , 175/1, 183, 182 , 184 , 189 , 256 , 
191, 460/2, 514 , 155/1, 478, 466 , 465, 
464, 463, 150 , 461/1, 461/2 , 460/1, 542, 
541/2 , 541/1, 518/1, 518/2 , 515 . 


TATO 


o OTT , 


अधीक्षक अभियन्ता , 
1179fHIET , 7. fo.fa. , . . TET, 

FITTI 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


BUILDING AND ROADS BRANCH 


Ambala Circle 


The 11 th January , 1988 


No. SE /P.W.D., B & R./Ambala/1573.--Whcreus it appears to the Governor of Haryana that 
land is likely to be required to be taken by the Government at the public expenses , for a public 
purpose, namely , for constructing a road from 

from village Murida Khera to Samaspur, it is hereby 
notified that the land in the locality described below is likely to be required for the above 
purpose . 


This notfiication is made, under the provisions of section 4 of the Land Acquisition Act, 
1894 , to all whom it may concern . 

In Oxercise of the powers conferred by the aforesaid section , the Governor of Haryana is 
pleased to authorise the officers for the time being engaged in the undertaking with their scrvants 
and workmen to enter upon and survey any land in the locality and do all other acts required or 
permitted by that section . 


Any person interested who has any objection for the acquisition in any land in the locality may , 
within thirty days of the publication of this notification , file an objection in writing before Land 
Acquisition Collector, Ambala Cantt. 


SPECIFICATION 


District 


Tehsil 


H. B. No. 


Locality 
Village 


Area in 
acres 


Rectangle /Killa No. 


1 


2 


3 


4 


4 


6 


Kurukshetra Thanesar Munda 

Khera 


424 


3.91 


569 , 570 , 564, 563, 556 , 555 , 554 , 580 , 
581 , 582 , 583, 584 , 625 , 626 , 627 , 628 , 
629 , 630 , 631 , 632, 633 , 634 , 635 , 636 , 
637 , 584 , 590 , 

584 , 590 , 599, 600 , 731 , 732 , 733 
734 , 735 , 736 , 138 , 139 , 140 , 141 , 142 , 
143 , 144 , 127 , 

144 , 127 , 147 , 148 , 149, 150 , 151 , 
152, 153 , 154 , 155 , 156 , 145 


228 


HARYANA GOVT GAZ ., JAN. 26, 1988 ( MAGHA 6 , 1909 SAKA) 


(PART 1 


District 


Tehsil 


H. B. No. 


Locality / 
Village 


Arca in 
acres 


Rectangle/ Killa No. 


-- 


2 


3 


4 


5 


6 


Kurukshetra Thanesar 


Samaspur 


423 


1.81 


34 


21/1 , 21/2 , 22/1 , 22/2 


35 


16/1 , 16/2, 25/1 , 25/2, 13/2 , 12/1 , 12/2, 
13/1 , 18/1 . 18/2, 17/1, 17/2, 10 , 11/2/2 , 
11/1 , 11/2/1 


36 


1/1 , 1/2, 2/1 , 2/2 , 3/1 , 3/2, 3/3 , 3/4, 
4 , 6/1 , 6/2 , 7/1/1 , 7/2/1 , 7/1 , 8 , 9 , 10 , 
2/2 to 2/9 


66, 541 


( Sd . ) 


Superintending Engineer , 
Ambala Circle , P. W , D., B & R, Branch , 

Ambala Cantt. 
लोक निर्माण विभाग 
भवन तथा सड़क शाखा 

अम्बाला वृत 

दिनांक 11 जनवरी , 1988 
नं ० एस . सी ./ लो. नि . नि. भ. एवं. स./ अम्बालां/ 1573 - चूकि हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत होता है कि सरकार द्वारा 
सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जिला कुरुक्षेत्र में मुंडा खेड़ा से समतपुर तक सड़क निर्माण के लिए भूमि ली नानी 
अपेक्षित है । अत : यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्न वणित परिक्षेत्र में उपरोक्त प्रयोजनार्थ भूमि का अर्जन अपेक्षित है । 

यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों को जारी की 
जाती है जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं । 

पूर्वोत्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस समय इस कार्य में लगे हुए 
अधिकारियों को अपने कर्मचारियों व कर्मकारों सहित उक्त परिक्षेत्र में किसी भी भूमि में प्रवेश करके निरीक्षण व उपरोक्त 
धारा द्वारा उपेक्षित या मनुज्ञात सभी काम करने के लिए सहर्ष प्राधिकृत है । 


कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे परिक्षेत्र में किसी भूमि के अर्जन करने पर कोई प्राक्षेप हो , इस अधिसूचना के 
प्रकाशन के 30 दिन के भीतर में अपनी प्राक्षेप लिखित रूप से भूमि अर्जन समाहर्ता, अम्बाला के समक्ष दायर कर 
सकता है । 

विशिष्टियां 


जिला 


तहसील 


परिक्षन / गांव हदबस्त 

नं ० 


खसरा नं ० 


क्षेत्रफल 
( एकड़ों में ) 


कुरुक्षेत्र 


थानेसर 


मुंडा खेड़ा 


424 


3.91 


569, 570 , 564, 563, 556, 555, 554, 580, 
581,582,583,584, 625 , 626, 627,628,629, 
630 , 631 , 632 , 633 , 634 , 635 , 636, 637, 
590 , 599 , 600 , 731 , 732, 733 , 734,735 , 


PART 


HARYANA GOVT GAZ ., JAN . 26, 1988 (MAGHA 6 , 1909 SAKA ) 


229 


जिला 


तहसील 


परिक्षेत्र / गांव 


खसरा नं . 


हदबस्त 
नं ० 


क्षेत्रफल 
( एकड़ों में ) 


कुरुक्षेत्र 


524 -- समाप्त 


थानेसर मूडा खेड़ा- 

समाप्त 


3.91 
समाप्त 


736, 138 , 139 , 140 , 141 , 142 , 143, 144 , 
145 , 127 , 147 , 148 , 149, 150 , 151 , 152, 
153, 154, 155 , 156 


कुरुक्षेत्र 


थानेसर 


समसपुर 


423 


1.81 


34 


21/1, 21/2, 22/1, 22/2 


35 


16/1, 16/2, 25/1, 25/2, 13/2 , 12/1 , 12/2, 
13/1 , 18/1, 18/2, 17/1 , 17/2, 10, 11/2/2 , 
11/1 , 11/2/1 


36 


1/1, 1/2, 2/1 , 2/2, 3/1 , 3/2, 3/3, 3/4, 4, 6/1 
6/ 2,7/1/1 , 7/2/1 , 7/1 , 8 , 9, 10, 2/2 से 2/9 
66, 541 


( हस्ताक्षर ) 


मधीक्षक अभियन्ता , 
अम्बाला परिमण्डल , लो ० नि ० वि ० , 

भ ० तथा स ० शाखा , अम्बाला छावनी । 
PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
BUILDING AND ROADS BRANCH 

AMBALA CIRCLE 
The 29th December , 1987 


No. SE/ PWD/ B & R/ Ambala/ 852. - Whereas it appears to the Governor of Haryana that land is 
likely to be required to be taken by the Government at the public expenses, for a public purpose , namely , 
for constructing a road from Thana to Vill Mangna Pehowa, it is hereby declared that the land described in 
the specification below is required for the aforesaid purpose . 


This declaration is made under the prevision of section 6 of the Land Acquisition Act , 1894, to all 
whom it may concern and under the provision of section 7 of the said Act, the District Revenue Officer 
cum -Land Acquisition Collect( 1, Kurukshetra , is hereby directed to take order for the acquisition of the 
said land . 

A plan of the land may be inspected in the offices of the District Revenue Officer-cum - Land 
Acquisition Collector, Kurukshetra and the Executive Engineer , Provincial Division No. I, Haryana 
P.W.D., B. & R. Branch, Kurukshetra. 


SPECIFICATION 


District 


Tehsil 


Khasra Nos . 


Locality / 
Village 


Hadbast Area in 

acres 


No. 


2 


3 


4 


5 


6 


Kurukshetra 


Pehowa 


Thana 


56 


0.63 


12 


78 


93 


, 


6. 15 


18, 14/1 


4/1 , 7, 


14, 15 


230 


HARYANA GOVT GAZ., JAN. 26, 1988 ( MAGHA 6, 1909 SAKA) 


[ PARTI 


District 


Tehsil 


Khasra No. 


Locality / 
Village 


Hadbast Arca in 

No. Acres 


-- 


2 


3 


4 


5 


6 


108 


Kurukshetra Pehowa Thana 

concid 


56 
concld 


0.63 
concld 


10/13 to 10/19 , 20/2 to 20/11 , 21/17 , 

121 


5/1 , 6/3 to 6/44 , 6/46 , 17/7 to 17/20 , 18/1 , 24 


241 


Do 


Do 


Mangna 


57 


0.75 


39 


4 , 5 , 6, 14, 15 , 16 , 17, 24, 25 , 7 


68 


4, 5 , 6 , 7 , 14 , 15/1 , 15/2, 15/3, 16, 17 , 24 , 25 


101 , 153 , 154, 155, 156 , 157 , 158 , 159, 160 , 97 


( Sd.) 

Superintending Engineer , 
Ambala Circle , P.W.D., B. & R. Branch , 

Ambala Cantt . 


लोक निर्माण विभाग 


भवन एवं सड़क शाखा 


करनाल वृत 

दिनांक 11 दिसम्बर, 1987 
न ० एस.सी./ लो.नि.वि., म. एवं स./ अम्बाला/ 852. ~~-चूं कि हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत होता है सरकार 
द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जिला कुरुक्षेत्र में थाना से मागना तक सड़क का निर्माण ( छूटे हुए 
खसरा नं.) हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है अत : यह घोषित किया जाता है कि निम्न विशिष्टियों में वर्णित भूमि 
उपरोक्त प्रयोजनार्थ अपेक्षित है । 

यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 6 के उपबन्ध के अधीन उन सभी व्यक्तियों को जारी 
की जाती है जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्ध के अधीन जिला राजस्व 
अधिकारी तथा भूमि अर्जन समाहर्ता कुरुक्षेत्र को उक्त भूमि के अर्जन हेतु आदेश लेने के लिए निदेश दिया 
जाता है 

भूमि के नक्शे का परीक्षण जिला राजस्व अधिकारी तथा भूमि अर्जन समाहर्ता कुरुक्षेत्र एवं कार्यकारी अभियन्ता 
प्रान्तीय मण्डल नं . 1, हरियाणा लो . नि . वि ., भ. एव स. शाखा , कुरुक्षेक्ष के कार्यालय में किया जा सकता है । 

विशिष्टियां 


। 


जिला 


तहसील 


परिक्षेत्र / 
गांव 


खसरा नं ० 


हदबस्त 

० 


क्षेत्रफल 
(एकड़ों में ) 


कुरुक्षेत्र 


पेहवा 


थाना 


56 


0.63 


12 


78 


-- 


6 . 


15 


18 . 


14/1 


93 


4/1 , 7, 


14, 


15 


PARTI] 


HARYANA GOVT GAZ ., JAN. 26 , 1988 ( MAGHA 6, 1909 SAKA) 


231 


जिला 


तहसील 


खसरा नं ० 


परिक्षेत्र 
गांव 


हदबस्त 
नं ० 


क्षेत्रफल 
( एकड़ों में ) 


कुरुक्षेत्र 


पेहवा 


108 


थाना 
-समाप्त 


56 
-समाप्त 


0.63 
-समाप्त 


10/13 से 10/19, 20/2, से 20/11 , 

से 20/11, 21/17 


121 


5/1 , 6/3, से 6/44, 6/46 , 17/7 , से 17/20, 
18/1, 24/1 


कुरुक्षेत्र 


पेहवा 


मागना 


57 


0.75 


39 


4 , 5 , 6 , 14 , 15 , 16 , 17, 24 , 25 , 7 


68 


4 , 5, 6, 7 , 14 , 15/1, 15/2, 15/3, 16, 17, 
24, 25 , 7 , 
101 , 153, 154, 155 , 156, 157, 158, 159, 

97 


160 , 


( हस्ताक्षर ) 

अधीक्षक अभियन्ता , 
अम्बाला सर्कल , लोक निर्माण विभाग , 
भवन एवं सड़क शाखा , अम्बाला छावनी । 


श्रम विभाग 


प्रादेश 


दिनांक 12 नवम्बर , 1987 


सं ० प्रो ० वि ०/एफ ० डी ०/ 180-87/ 45356.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै • हिन्दुस्तान वैकुम ग्लास 
लि .• 64-ए, इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, फरीदाबाद, के अमिक श्री महावीर सिंह , पुत्र श्री दीप चन्द , मार्फत हिन्दुस्तान वैकुम ग्लास मजदूर 
समा , हिन्द मजदूर सभा , 29 शहीद चौक फरीदाबाद तया प्रवन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में 
कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


को 


इसलिए, अव, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उप धारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान 
गई शक्तियों का प्रयोग करते हए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 क के अधीन गठित 
मौद्योगिक प्रधिकरण , हरियाणा , फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो 
विवादग्रस्त मामला/ मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले है , न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में 
देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं 

क्या श्री महावीर सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तया ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 

हकदार है ? 


232 


HARYANA GOVT GAZ ., JAN . 26 , 1988 (MAGHA 6 , 1909 SAKA ) 


[ PARTI 


सं ० प्रो ० वि ०/एफ. डी ./ गुटगांव / 269-87/ 45357.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० दी माल्ट कम्पनी 
( इण्डिया ) प्रा. लि ., खाण्डसा रोड़, गुडगांव, के श्रमिक श्री घुरन मण्डल मार्फत श्री धर्मवीर सिंह , महा मन्त्री , भारतीय मजदूर 
संघ मुनीम माकिट , गुड़गांव तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


. 


पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिए, अब , प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 को धारा 10 को उर! 1 ) है खाड ( घ ) द्वारा प्रदान को 
गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उन अधिनियम को धारा 7 क के अधीन गठित प्रौद्योगिक 
प्रधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/ 
पामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला /मामले हैं न्यायनिर्णय एव पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :-- 


क्या श्री घुरन मण्डल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 

हकदार है ? 


मं ० प्रो ० वि ० /गुड़गांव 272-87/ 45364... चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० अोलम्बिया इलैक्ट्रोनिक्स 
प्रा . लि ., 390- फेस -3 उद्योग बिहार , गुड़गांव , के श्रमिक श्री जैकसन मार्फत श्री पी . के . थम्पी महा सचिव , गुड़गांव 
इन्जीनियरिंग वर्करज, यूनियन बो . II आई. डी . पी . एल ., टाऊनशिप , गुड़गांव तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद 
लिखित मामले के सम्बन्ध में काई औद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल स विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 


इसलिये , प्रव, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित प्रौद्योगिक 
अधिकरण , हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिव के बीच या तो विवादग्रस्त मामला 
मामले है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला /मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं : 


क्या श्री जैकसन ने स्वयं गैर हाजिर रह कर नौकरी से लियन खोया है ? या उसकी सेवाएं समाप्त की गई है ? 

इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ? 


सं ० प्रो ० वि ०/ पानी /129-87/ 45372. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं ० पानीपत को - प्राप्रेटिव 
शुगर मिल लि ० , डिस्टीलरी यूनिट , पानीपत , के श्रमिक श्री नफे सिंह , मार्फत भारतीय मजदूर संघ जी . टी . रोड , पानीपत 
तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इममें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


मोर चंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 3( 44 ) 84-3 श्रम, दिनांक 18 
अप्रैल , 1984 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गटित श्रम न्यायालय , अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे 
लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो 
विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 


-- 


क्या श्री नफे सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 


हकदार है ? 


आर. एस . अग्रवाल , 


उप - सचिव , हरियाणा सरकार , 

श्रम विभाग । 


